रजिस्ट्री संडीएल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L.- 33004/97 


. 


. 


. 


" 


E 


सम्पबजयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


- 


१ 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( i ) 
PART II _ Section 3. - Sub -section (i) 


2112 / 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 405. ] 
No. 405 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 1997 / आश्विन 22, 1919 
NEW DELHI, TUESDAY,OCTOBER 14 , 1997/ASVINA 22, 1919 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1997 

- सं. 76 / 97 - सी शु . 
सा . का . नि . 593 ( अ ).... केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) 

( राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना का उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके 
से संशोधन किया जाएगा अथवा और आगे संशोधन किया जाएगा, जैसा भी मामला हो । 

सारणी 
क्रम अधिसूचना सं. और तारीख 

संशोधन 


नामा 


__ (1 ) 


( 2 ) 
3 / 88 - सी शु० 
तारीख 14 जनवरी, 1988 


( 3 ) 
(i) शर्त (xi) में , दूसरे परन्तुक के लिए निम्नलिखित को अंत: स्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 
" परन्तु यह कि इकाई द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात मूल्य के 10 प्रतिशत तक विशुद्ध 
आभूषणों को विकास आयुक्त द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी की अनुमति दी जा सकती 
है बशर्ते कि प्राप्तकर्तानिर्यातोन्मुखी इकाई /निर्यात प्रसंस्करण जोन से ऐसी मर्दो की 
निकासी के लिए मुक्त रूप से स्थानांतरणीय विशेष आयात लाइसेंस प्रस्तुत करे और मुक्त 
विदेशी मुद्रा में या तो अपने ई. ई. एफ. सी. खाते से अथवा उक्त निर्यातोन्मुखी इकाई/ 
निर्यात प्रसंस्करण जोन की इकाई के ई. ई. एफ . सी . खाते से लागू शुल्क अदा करने पर 
सहमत हो " । 

श्रा 


2591 GI/97 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[ PART II . -- SEC. 3 (1) ] 


277/90 - सी . शु. 
दिनांक 12 दिसम्बर ,1990 


( 3 ) 
(ii ) शर्त ( xvii) में , खंड ( ख ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 
" ( ख ) आयातित माल के पुनः निर्यात और घरेलू स्रोतों से प्राप्त माल के निर्यात की 
अनुमति देगा जिसमें ऐसे माल से आंशिक रूप से संसाधित/विनिर्माण से जनित माल 
शामिल है । . . 
( ग ) आयातित अथवा स्वदेशी रूप से प्राप्त हीरों और मूल्यवान रत्नों के मूल्य के 5 
प्रतिशत तक अनुपयुक्त तराशे न गए हीरों और मूल्यवान रत्नों की उपयुक्त शुल्क की 
अदायगी करने पर वैध आर. ई. पी./ डायमण्ड इम्प्रैस्ट लाइसेंसधारियों को सप्लाई करने की 
अनुमति देगा " । 
(i) शर्त (xii ) में , दूसरे परन्सुक के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, 

अर्थात् : -- 
" परन्तु यह कि इकाई द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात मूल्य के 10 प्रतिशत तक विशद्ध 
आभूषणों को विकास आयुक्त द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी की अनुमति दी जा सकती 
है बशर्ते कि प्राप्तकर्तानिर्यातोन्मुखी इकाई /निर्यात प्रसंस्करण जोन से ऐसी मदों की 
निकासी के लिए मुक्त रूप से स्थानांतरणीय विशेष आयात लाइसेंस प्रस्तुत करे और मुक्त 
विदेशी में या तो अपने ई. ई. एफ . सी . खाते से अथवा उक्त निर्यातोन्मुखी इकाई /निर्यात 
प्रसंस्करण जोन की इकाई के ई. ई. एफ . सी . खाते से लागू शुल्क अदा करने पर सहमत 
हो । 
( ii ) शर्त ( xy ) के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 
" ( xvi ) सीमा शुल्क सहायक आयुक्त ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन जिन्हें उसके 
द्वारा लगाया गया हो , और निर्यात एवं आयात नीति अप्रैल, 1997 - 31 मार्च, 2002 के 
उपबंधों के अधीन 
( क ) आयातित माल और स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त माल के निर्यात की अनुमति देगा जिसमें 

ऐसे माल के आंशिक संसाधन/विनिर्माण से जनित माल शामिल है । 
( ख ) आयातित अथवा स्वदेशी स्रोत से प्राप्त हीरों और मूल्यवान रत्नों के मूल्य के 5 

प्रतिशत तक अनुपयुक्त तराशे न गए हीरों और मूल्यवान रत्नों की उपयुक्त शुल्क 
की अदायगी करने पर वैध आर. ई. पी./ डायमण्ड इम्प्रैस्ट लाइसेंसधारियों को 

सप्लाई करने की अनुमति देगा " । 
(i) शर्त ( vii ) में , खंड ( ii ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात: - . 
" ( ii ) आयातित माल और आयातित माल के पुननिर्यात और स्वदेशी स्रोत से प्राप्त माल 
के निर्यात की अनुमति देगा जिसमें ऐसे माल के आंशिक संसाधन/ विनिर्माण से जनित माल 
शामिल है । 
(iii ) आयातित अथवा स्वदेशी स्रोत से प्राप्त हीरों और मूल्यवान रत्नों के मूल्य के . 
प्रतिशत तक अनुपयुक्त तराशे न गए हीरों और मूल्यवान रत्नों की उपयुक्त शुल्क की 
अदायगी करने पर वैध आर. ई. पी./ डायमंड इम्प्रेस्ट लाइसेंस धारियों को सप्लाई करने की 
अनुमति देगा । " 
( ii ) शर्त ( viii ) में तीसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : 
" परन्तु यह भी कि इकाई द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात मूल्य के 10 प्रतिशत तक विशुद्ध 
आभूषणों को विकास आयुक्त द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी की अनुमति दी जा सकती 


3 . 


177/ 94 - सी . शु . 
दि . 21 अक्तूबर , 1994 


[ 477 II - U 3 ( i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
(1) (2) 

( 3 ) 
है बशर्ते कि प्राप्तकर्तानिर्यातोन्मुखी इकाई/निर्यात प्रसंस्करण जोन से ऐसी मदों की 
निकासी के लिए मुक्त रूप से स्थानांतरणीय विशेष आयात लाइसेंस प्रस्तुत करने और मुक्त 
विदेशी मुद्रा में या तो अपने ई. ई. एफ . सी . खाते से अथवा उक्त निर्यातोन्मुखी इकाई/ 
निर्यात प्रसंस्करण जोन की इकाई के ई. ई. एफ . सी . खाते से लागू शुल्क अदा करने पर 
HEHOT " 

( 147. H . 305 / 150 /97 - 44 . . . ] 

सीमा जी . जेरे, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th October, 1997 

No. 76 /97 -Custom 
G .S .R . 593 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 
1962 ), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby directs that each of the 
notifications of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) specified in column (2) of the 
Table hereto annexed shall be amended or further amended , as the case may be , in the manner specified in the corresponding 
entry in column 3 of the said Table . 

TABLE 


Amendment 


SI No. Notification No. and date 

(1) - (2) 
1. 3/ 88 -Cus dated the 

14th January, 1988 


( 3 ) 
(i) In condition (xi) for the second proviso, the following shall be sub 
stituted , namely : 
" Provided further that the plain jewellery up to 10 % of the value of ex 
port of the preceding year by the unit may be allowed clearance into the 
Domestic Tariff Area by the Development Commissioner if the recepient 
furnishes a freely transferable special import licence for clearance ofsuch 
items from EQU /EPZ and agrees to pay the applicable duties either from 
his EEFC account or from the EEFC account of the said EQU /EPZ 
unit in free foreign exchange." 
( ii ) In condition (xvii ) for the clause (b ), the following shall be substi 
tuted , namely :-- 
" (b ) Permit re-export of imported goods and export of domestically pro 
cured goods including goods generated outof the partialprocessing/manu 
facture from such goods, 
(c) Permit supply of unsuitable rough diamonds nd precious stones upto 
5 % of value of imported or indigenously procured rough diamonds and 
precious stones to the bolders of valid REP /Diamond Imprest License on 
payment of appropriate duty." 
(i) in condition (xii), for the second proviso , the following shall be substi 
tuted , namely 
" Provided further that the plain jewellery upto 10 % of the value of export 
of the preceding year, by the unit may be allowed clearance into the Do 
mestic Tariff Area by the Development Commissioner if the recepient 
furnishes freely transferable Special Import Licence for Clearance of such 
items from EQU /EPZ and agrees to pay the applicable duties from his 


277/ 90 - Cus dated the 
12th December, 1990 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II SEC. 3 (1)] 


Lm 


( 2 ) 


(3 ) 


3 . 


177/94 - Cus dated the 
21st October, 1994 


EEFC account or from the EEFC account of the said EOU / EPZ unit in 
free foreign exchange." 
( ii) After condition (xv ) the following shall be inserted namely : 
" (xvi) the Assistant Commissioner of Customs may subject to such con 
ditions and limitations as may be imposed by him and subject to provi 
sions of the Export and Import Policy 1 April , 1997 - 31 March , 2002 — 
(a ) permit re - export of imported goods and export of domestically pro 
cured goods including goods generated out of partial processing/manu 
facture from such goods , 
(b ) Permit supply of unsuitable rough diamonds and precious stones 
upto 5 % of value of imported or indigenously procured rough diamonds 
and precious stones to the holders of valid REP /Diamond Imprest 
Licence on payment of appropriate duty ." 
(i) In conditon (7 ), for cluase ( ii) the following shall be substitued , 
Damely : 
" ( ii ) Permit re-export of imported goods and export of domestically 
procured goods including goods generated out of partialprocessing/manu 
facture from such goods ; 
( iii) Permit supply of unsuitable rough diamonds and precious stones 
upto 5 % of value of imported or indigenously procured rough diamonds 
and precious stones to the holders of valid REP /Diamond Imprest Li 
cence, on payment of appropriate duty." 
(ii) In condition (8 ), for the third proviso , the following shall be substi 
tuted namely : 
“ Provided also that plain jewellery upto 10 % of the value of export of the 
preceding year, by the unit may be allowed clearance into the domestic 
tariff area by the Development Commissioner if the recepient furnishes a 
freely transferable Special Import Licence for clearance of such items 
from EQU /EPZ and agrees to pay applicable duties either from his EEFC 
account or from the EEFC account of the said EOU /EPZ unit in free 
foreign exchange." 

[F .No. 305 /150 /97-FTT.] 
SEEMA G . JERE, Under Secy . 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

p by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


